निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 437 ) 


8 आषाढ 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 29 जून 2010 


सं0 गव्य (यो0 -1) 18 / 2009 – 546 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( गव्य विकास) 
- - - - - - 


“ संकल्प " 


25 जून 2010 
विषय - गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गव्य तकनिकी सम्वर्ग ( मूल कोटि ) के विभिन्न पदनाम के परिवर्तन करने 

के संबंध में । 

गव्य विकास निदेशालय के अन्तर्गत गव्य तकनिकी सम्वर्ग के मूल कोटि के विभिन्न पदों, जो एक ही 
पे - बैण्ड रु0 ( 9300 - 34800 ) एवं ग्रेड - पे (4200 ) में विभिन्न पदनाम से मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय ( गव्य सर्वेक्षक , 
गव्य संयोजक, शोध सहायक , गव्य अन्वेषक, क्षेत्रीय सहायक एवं गव्य निरीक्षक ) तथा जिला स्तरीय कार्यालय 
( सहायक गव्य प्रसार पदाधिकारी , प्रयोगशाला पर्यवेक्षक , वरीय इनपुट पर्यवेक्षक , इनपुट पर्यवेक्षक , गव्य पर्यवेक्षक एवं 
क्षेत्रीय सहायक ) में स्वीकृत है, जबकि इन पदो के कार्यो की प्रकृति एक ही है । विभिन्न पदनाम रहने से प्रशासनिक 
कार्यो के निष्पादन में विभाग को कठिनाई होती है । इन सभी पदो के पदनाम , इनके कार्य के अनुरूप परिवर्तित 
करने का प्रस्ताव, राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

_ 2, राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरांत प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यहित में एक ही पे - बैन्ड एवं ग्रेड - पे 
के निम्नांकित पदों को इनकी कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप वर्तमान पदनाम के सामने अंकित 
पदनाम के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है - 


बिहार गजट ( असाधारण), 29 जून 2010 


__ परिवर्तित पदनाम 
पे - बैन्ड ( 9300 - 34800 ) 

एवं 
ग्रेड पे - 4200 


|N 


0 


डेयरी फिल्ड ऑफिसर 


क्रमांक 

वर्तमान पदनाम 
पे – बैन्ड ( 9300 - 34800 ) 

एवं 

ग्रेड पे - 4200 
सहायक गव्य प्रसार पदाधिकारी 
प्रयोगशाला पर्यवेक्षक 
| वरीय इनपुट पर्यवेक्षक 

इनपुट पर्यवेक्षक 
5 | गव्य पर्यवेक्षक 
6 || क्षेत्रीय सहायक 

गव्य सर्वेक्षक 
गव्य संयोजक 
शोध सहायक 

गव्य अन्वेषक 
5 गव्य निरीक्षक 


|-||0| 

1 


डेयरी टेकनिकल ऑफिसर 


-| 


3, इस पदनाम परिवर्तन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सम्बन्धित पक्षों को उपलब्ध कराया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 437- 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


